रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 96 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 96 


स्यमयजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


ETARIAT LINE 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Noun 


। 


ATRkLE 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 


Date - A 


GOV : vi 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 393 ] 
No. 393] 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 10 , 1996 / आषाढ़ 19 , 1918 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JULY 10, 1996/ ASADHA 19, 1918 


नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( मागरिक पूर्ति विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली 10 जुलाई, 1996 


का . आ . 491 ( अ ). - अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 की धारा १ ( क ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राजकोट सीड्स आयल एण्ड बुलियन मर्चेन्टस् एसोसिएशन लि ., राजकोट, द्वारा, संस्था के अंतर्नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है । इस 
संशोधन को केन्द्र सरकार ने धारा १ ( क ) की उपधारा ( 2 ) के अधीन अनुमोदित कर दिया है और उसे एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, अर्थात् : 


संशोधन 
पर्तमान अनुच्छेदों में : 
I. " नया अनुच्छेद (7 ) क " : 
अनुच्छेद ( 7 ) के बाद निम्नलिखित मया अनुच्छेद ( 7 ) क जोड़ा जाएगा । 


" 7क - सदस्यों के पैनल " 
( 1 ) एसोसिएशन के सह - सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों को निम्नलिखित प्रकार तीन पैनलों में वर्गीकृत किया जाएगा : 

( 1 ) दलाल 
( 2 ) हाजिर व्यापारी 

( 3 ) उत्पादक 
( 2 ) ( क ) दलालों के पैनल में ऐसा कोई भी सदस्य होगा, जो तेलहन , तेल , और/ या खली में दलाली का धंधा या कमीशन एजेंट का धंधा करता 

हो और ऐसे अन्य सभी सदस्य भी होंगे जो किसी अन्य पैनल में शामिल न किए गए हों । 


1681GI/96 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - Sec. 3( i)] 


- 


( ख ) हाजिर व्यापारियों के पैनल में ऐसा कोई भी सदस्य होगा जो तेलहन, तेल और/ या खली के क्रय और/ या विक्रय का धंधा करता हो 

और जिसके पास मान्य विक्रीकर का पंजीकृत लाइसेंस या प्रमाणपत्र हो , चाहे वह दलाल हो या न हो : बशर्ते, हाजिर व्यापार में 
वह कमीशन एजेंट, जिसके पास बिक्रीकर का पंजीकृत लाइसेंस/ प्रमाणपत्र है , उसे हाजिर व्यापारियों के पैमल में शामिल किया 

जाएगा । 
( ग) उत्पादकों के पैनल में ऐसा कोई भी सदस्य होगा , जो 1 - खेतिहर भूमि का मालिक हो , और 2- खेती करता हो , और ३- वायदा 

व्यापार करता हो या तेलहन , तेल और खली की खरीद और/ या बिक्री में दलाली या कमीशन एजेंट का धंधा करता हो , और 4 

जिसके पास मान्य विक्रीकर लाइसेंस/ प्रमाणपत्र हो । 
( 3 ) ( क ) एसोसिएशन के सभी वर्तमाम सदस्यों को , उनके सर्वाधिक व्यापार के आधार पर ऊपर खण्ड ( 1 ) में दिए गए पैनलों में से किसी 

एक पैनल में शामिल किया जाएगा । 
( ख ) सर्वप्रथम प्रत्येक सदस्प ठस पैनल का नाम बताएगा जिसमें वह शामिल होना चाहता है, परन्तु उसे किस पैनल में शामिल किया जाए 

इसका निर्णय इसमें आगे दिए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । 
( ग ) किसी सदस्य का पैनल बदलने के संबंध में बोर्ड को हमेशा अधिकार रहेगा । यह परिवर्तन या तो संबंधित सदस्य के अनुरोध पर 

किया जा सकता है, या बोर्ड के स्वविवेक पर किया जा सकता है । मोर्ड स्वविवेक का प्रयोग करते समय किसी सदस्य को किसी 
पैनलविशेष में शामिल करने के संबंध में , किसी अन्य सदस्य से प्राप्त अभिषेदम या आपत्ति या अन्य जानकारी के आधार पर भी 

यह निर्णय कर सकता है । 
( घ ) किसी सदस्य को किसी पैनल विशेष में शामिल करने के संबंध में सदस्यों के सर्वाधिक व्यापार का निर्धारण करते समय, बोर्ड को 

उस सदस्य के बारे में , अन्य सदस्य से आपत्ति या अभिवेदन या ऐसी अन्य जानकारी प्राप्त करने का हमेशा अधिकार रहेगा । 
( ख) किसी सदस्य का नाम एक पैनल से दूसरे पैनल में बदलने से पहले बोर्ड, सदस्य द्वारा किए गएकिसी अभिवेदन को ध्यान में रखेगा 

और उसे सुनवाई का अवसर देगा । 
( च ) यदि किसी सदस्य का नाम एक पैनल से दूसरे पैनल में ,निदेशकों के चुनाव के लिएनिर्धारित दिन से पहले पैंतालीस दिन के भीतर 

किया गया हो तो जब तक घुमाव समाप्त नहीं हो जाता पैनल बदलने के संबंध में किया गयानिर्णय लागू नहीं होगा । 
( छ ) किसी सदसय को जिस पैनल में शामिल करमा है, यदि इस संबंध में संबंधित सदस्य और बोर्ड के बीच सहमति हो तो उस सदस्य 

को उसी पैनल में रखा जाएगा । सदस्य को किस पैनल में शामिल किया जाए, यदि इस बात को लेकर संबंधित सदस्य और बोर्ड 
के बीच मतभेद हो तो ठसे ऐसे पैनल में शामिल किया जाएगा, जैसाकि एसोसिएशन का अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग के परामर्श 

और अनुमोदम से तप करेगा ।किसी भी समय, पैनल में नाम शामिल करने या उसमें परिवर्तन करने के संबंध में ऐसी कोई स्थिति 

उत्पन्न होने पर, उपर्युक्त ढंग से किया गया निर्णय लागू होगा । 
( ज) इसके बाद यदि कोई सदस्य एसोसिएशन की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो उसे किस पैनल में रखा जाए इसका निर्णय 

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । 
( झ) किसी सदस्य भी का पाम एक ही समय एक से अधिक पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा । 
( अ ) किसी भी पैनल में सदस्यों की कुल संख्या सीमित नहीं है । यह संख्या पैनल के अनुसार अलग - अलग हो सकती है । 
( ट ) कोई सदस्य, जिस व्यापार के आधार पर किसी पैनल विशेष में शामिल किए जाने का हकदार था, यदि वह उस व्यापार को बंद कर 

देता है, या अपना व्यापार बदल देता है तो वह उसकी सूचना बोर्ड को देगा और बोर्ड इस संबंध में जैसा उचित समझेगा, कार्रवाई 

करेगा । 
4. इस अनुच्छेद के खण्ड 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि वायदा बाजार आयोग, व्यापार के हित में आकश्यक समझेगा तो वह विभिन्न 

पैनलों में शामिल किए गए सदस्यों के संबंध में पुनः विचार करने के लिए बोर्ड को निदेश दे सकता है और यदि आयोग उचित समझेगा 
तो किसी सदस्य विशेष को किसी पैमल विशेष में शामिल करने के लिए भी निदेश दे सकता है और बोर्ड उसका अनुपालन करने के लिए 

शीघ्र ही समुचित कदम उठाएगा । 
II . " अनुच्छेद 36 " 
वर्तमान अमुच्छेद 36 को निकालकर उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
" अनुच्छेद 36 : 
1. निदेशक मंडल में 15 से अधिक निदेशक महीं होंगे, जिमका गठन निम्नलिखित अनुसार होगा : 


C 


[ TT 11 - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( क ) सात निदेशकों का चुनाव दलालों के पैनल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा । 
( ख ) हाजिर व्यापारियों के पैनल के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक होने पर तीन निदेशकों का चुनाव किया जाएगा और यदि उक्त पैनल 

के सदस्यों की संख्मा 15 से कम हो तो एक निदेशक का चुनाव किया जाएगा । 
( ग ) एक निदेशक , उत्पादकों के पैनल के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा । 
( घ ) अन्य निदेशक, जैसाकि केन्द्र द्वारा नामित किए जाएंगे । 

2. किसी पैनल के लिए, बोर्ड में जितने स्थान निर्धारित किए गए हैं , यदि सनकी अपेक्षा पैनल के उम्मीदवारों की संख्या कम है , तो इस प्रकार 
की कम संख्या वाले निदेशकों से गठित बोर्ड को पिधिपत गठित समझा जाएगा और इस प्रकार की कमी के वाबजूद बोर्ड अपना कार्य करने में सक्षम होगा । 
यह बोर्ड, संबंधित पैनल में से किसी भी सदस्य को निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा । 

[Afgh TGA 13 /( 1 )/9 & 196 ] 

अशोक कपूर , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Civil Supplies) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July, 1996 
S .O . 491(E ): The following amendments made to the Articles of Association by the Rajkot Seeds Oil and Bullion 
Merchants Association Ltd ., Rajkot, in exercise of the powers conferred on it by Sub - Section (1) of Soction 9A of the Forward 
Contracts (Regulation ) Act, 1952 and as approved by the Central Government are heroby publishod as required under Sub 
Section 2 of that section viz. 

Amendments 
In the existing Articles: 
I. "New Article (7) A "; 
After Article (7), the following Bow Article ( 7) A shall be added , 

" 7A -Panels ofMembers " 
( 1) All members, excluding the Associate members of the association shall be classified into three panels as 

follows - 
(1) Brokors 
(2 ) Ready Dealers 

(3 ) Producer 
( 2 ) (a ) Broker Panel will consist of any Member who undertakos brokerage business or business as Commission Agent 

in oilseods, oils and /or oilcakes as also all other members not included in any other panel. 
(6 ) Ready Dealers Panel will consist of any member engaged in the purchase and /or sale of oilseeds, oil and/or 

oilcakes having a valid sales tax registration licence, whether or not he is in addition a broker; provided that a 
Commission Agent in the ready trade having a " Salcs -tax Registration Licence may be included in Ready Dealers 

Panel." 
(c ) Producers Panel will consist of any member who is owner of cultivable agricultural land , and is engaged in 

agriculture, as well as engaged in futures trading or undertakes Brokerage business or business of commission agent 

in purchase and /or sale of oilseeds, oil and oilcakes and is having a valid sales tax licence . 
(3 ) (a ) All the present members of the Association shall be included in one or the other of the Panels mentioned in clause ( 1) 

above, according to the predominant interest of each of thom . 
(6 ) A member in the first instance may declare the panel to which he desires to belong but tho particular panel in which 

he will be included shall be docided as hereinafter provided . 
(c) The Board shall at all times have powols to consider the question of altering the Panel of a member either at the 

request of a member in respect of his allocation or at its own initiativo, on the basis of such information as it might 
have in its possession including such representation or objections as it might receive from a member in respect of 
another member regarding the latter s inclusion in a particular panel. 
Thed Board shall at all times have power to obtain such information including representations or objoctions from a 
member in respect of another member regarding the latter s inclusion in a particular panol, as it may deem proper 
and reasonablo in order to determine the predominant interest ofmembers. 


( d ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 (1 )] 


(e ) The Board shall bear the member and take into consideration the representation made by him , if any , before altering 

his allocation to a panel. 
(f) No change in panel of any member shall take cffect until the Elections are over, if such change has taken place 

during forty- five days preceding the day fixed for election of the Directors. 
(g ) In respect of allocation of panel to a member, if there be agreement between the member concernod and the Board 

as to the panel in which he should be included , the member shall be included in such panel, if there is a difference 
of opinion between the member concerned and the Board regarding the panel in which he should be included , he 
shall be included in şuch panel as the President of the Association may, in consultation with and with the approval 
of Forward Markets Commission , decide . The decision arrived at in the manner provided herein shall apply wher 

over the question of allocation of panel or change of panel has to be decided at any stage or at any timo. 
(h ) The provisions contained hereinbefore regarding allocation of panel shall also apply to a member who may hereaf 

ter apply for membership of tho Association , 
(i) No member shall be included in more than one panel at any time. 
(1) The total number ofmembers in any panol is not restricted but may vary from panel to panel. 
(k ) Where a member ceascs to carry on or changes the business entitling him to belong to any particular panel, ho sball 

intimate to the Board of such ceasation or change and the Board may take such action thereon as it may deem fit . 
(4) Notwithstandinganything contained in Clause 3 ,of this Article, the Forward Markets Commission may, if in its opinion 

the interest of trade so requires, direct the Board to review the distribution ofmembers into the variouspanel, and may 
also direct, if considered expedient, to include a member in any particular panel, and the Board shall, thereupon take 

suitable steps immediately to comply with same. 
IL " Article 36 " 

The existing Article 36 shall be deleted and the following shall be substituted in its place . 


Article 36 : 
(1) The Board of Directors shall consist of not more than 15 Directors constituted as follows : 

(a) Seven Directors who will be clocted by the members of the Brokers Paneli 
(b ) Three Directors who will be elected by the membors from Ready Dealers Panel when their membership exceeds 15 

and one Director when their membership is below 15 ; 
(c) One Director who will be elected by the members of Producers Panel . 

(d ) Other Directors as may be nominated by the Central Government. 
(2 ) If for any panel, there are fewer candidates than the number of seats provided for on the Board for that panel, the Board 

so constituted to such fewer number of Diroctors shall be deemed to be duly constituted and shall function notwithstand 
ing such deficioncy on the Board, and Board shall co .opt any member from the concerned panel as Director. 


[File No. 13 /( 1)/IT / 96 ] 
ASHOK KAPUR , It. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Prom , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controlla of Publications, Delhi-1100541996 


